निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 383 ) 


11 श्रावण 1933 ( श0 ) 
पटना, मंगलवार , 2 अगस्त 2011 


सं0 3ए -2 - वे0पु0 - 02/ 2011 - 7099 

वित्त विभाग 


संकल्प 

1 अगस्त 2011 
विषयः- - उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन समिति एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0 630 , दिनांक 21 

जनवरी 2010 की विसंगतियों पर की गई अनुशंसा के संबंध में । 

राज्य सरकार द्वारा समूह “ घ ” के कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से वित्त 
विभागीय संकल्प सं0 9181 , दिनांक 23 अगस्त 2010 के द्वारा वेतन उत्क्रमण लाभ एवं उच्चस्तरीय 
समिति की अनुशंसा के आलोक में संकल्प सं0 2937 , दिनांक 31 मार्च 2011 के द्वारा पुनरीक्षित 
वेतनमान में ग्रेड - पे रु0 1800 की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृति के उपरांत वैसे समूह 
“ घ ” के कर्मचारी, जिन्हें 01 जनवरी 2006 के पूर्व वृत्ति उन्नयन या नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप 
मूल कोटि से उपर के कोटि में प्राप्त वेतन का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01 जनवरी 2006 से किया 
गया है तथा रु0 1300 ग्रेड - पे से उच्चतर ग्रेड - पे में वेतन प्राप्त कर रहे हैं , उनका नए ग्रेड - पे के 
आधार पर वेतन का निर्धारण एवं रु0 1800 का ग्रेड- पे प्रदान किये जाने पर वेतन निर्धारण की 
प्रक्रिया भी विचाराधीन थी । साथ ही समूह “ घ ” के मैट्रिक अनुत्तीर्ण कर्मचारियों को रु0 1650 का 
ग्रेड - पे प्रदान करने एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने पर भी ग्रेड - पे में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया 
विचाराधीन थी । 

उपर्युक्त बिन्दुओं पर केन्द्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के 
समय - समय पर निर्गत स्पष्टीकरण के क्रम में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है: 

1 . समूह “ घ ” कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन , प्रारंभ में वित्त विभाग 
के संकल्प 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 की कंडिका 7 ( A ) (I) (II ) के अनुसार 1 S वेतन बैंड 
में उपयुक्त ग्रेड वेतन के साथ निर्धारित किया जायेगा । उसके पश्चात् ( क ) ऐसे समूह “ घ ” के 
कर्मचारियों का वेतन रु0 1800 के ग्रेड वेतन के साथ पी0बी0 - 1 में 01 जनवरी 2006 से 
निर्धारित किया जायेगा जो पी0बी0- 1 में प्रविष्टि के लिए वित्त विभाग के संकल्प 2937 , दिनांक 31 
मार्च 2011 द्वारा निर्धारित एवं उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत संशोधित न्यूनतम अर्हताएँ दसवीं 


बिहार गजट ( असाधारण), 2 अगस्त 2011 


उत्तीर्ण पहले से ही रखते हैं । ( ख ) ऐसे समूह “ घ ” कर्मचारियों का वेतन रु0 1650 के ग्रेड वेतन 
के साथ पी0 बी0 - 1 में 01 जनवरी 2006 से निर्धारित किया जायेगा जो पी0बी0 - 1 में प्रविष्टि के 
लिए संशोधित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते हैं या मैट्रिक अनुत्तीर्ण हैं । भविष्य में इन्हें वित्त विभाग 
के संकल्प 2937 , दिनांक 31 मार्च 2011 में वर्णित प्रक्रिया अपनाकर ग्रेड - पे रु0 1800 प्रदान 
किया जायेगा । 

2 . उपर्युक्त वर्णित रु0 1800 ग्रेड - पे प्रदान करने की प्रक्रिया में 31 दिसम्बर 2005 को 
समूह “ घ ” कर्मचारी , जो रु0 2550 - 3200 वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे, को संशोधित वेतन 
ढाँचे में प्रारंभिक वेतन निर्धारण के उपरांत रु0 1800 का ग्रेड वेतन प्रदान करने के क्रम में तीन 
वेतन वृद्धि प्रति तीन प्रतिशत फिटमेंट लाभ के रूप में दिया जायेगा । समूह “ घ ” कर्मचारी जो 31 
दिसम्बर 2005 को रु0 2610 - 4000 या रु0 2650 - 4000 वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे को 
संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन निर्धारण उपरांत रु0 1800 का ग्रेड वेतन प्रदान करने के 
क्रम में दो वेतन वृद्धि प्रति तीन प्रतिशत फिटमेंट लाभ के रूप में दिया जायेगा । समूह “ घ ” के 
कर्मचारी जो रु0 2550 - 3200 के अपुनरीक्षित वेतनमान में 31 दिसम्बर 2005 को कार्यरत थे उन्हें 
01 जनवरी 2006 को संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन निर्धारण उपरांत यदि रु0 1650 का 
ग्रेड- पे प्रदान किया जाता है तो उन्हें दो वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत फिटमेंट लाभ के रूप में दिया 
जायेगा एवं समूह “ घ ” के कर्मचारी जो रु0 2610 - 3540 या रु0 2610 - 4000 के वेतनमान में 31 
दिसम्बर 2005 को कार्यरत थे उन्हें 01 जनवरी 2006 को संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन 
निर्धारण उपरांत यदि रु0 1650 का ग्रेड- पे प्रदान किया जाता है तो उन्हें एक वेतनवृद्धि फिटमेंट 
लाभ के रूप में दिया जायेगा । 

3 . दोनों मामलों में अर्थात् अर्हताएँ रखने वाले समूह “ घ ” के वे कर्मचारी जिन्हें सीधे 
पी0बी0 - 1 में रखा गया है तथा समूह “ घ ” के वे कर्मचारी जिनके पास अर्हता नहीं है, लेकिन पुनः 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पी0बी0 - 1 में 01 जनवरी 2006 से वैचारिक रूप से रखा जाएगा तथा 
01 अप्रील 2007 से वास्तविक / आर्थिक लाभ सहित देय होगी । 

4 . चूँकि 01 जनवरी 2006 को ही समूह “ घ ” के मूल कोटि के वेतनमान एवं उसके 
प्रोन्नति के वेतनमानों को एक ही वेतनमान पी0बी0 - 1 + 1800 ग्रेड- पे प्रदान किया जा रहा है अतः 
समूह “ घ ” के कर्मचारियों को , जिन्हें 01 जनवरी 2006 एवं 31 दिसम्बर 2008 के बीच सुनिश्चित 
वृत्ति उन्नयन योजना या नियमित प्रोन्नति उच्चतर वेतनमानों में प्राप्त होती है , वे अकार्यात्मक ही 
होंगे । इस निमित्त उनकी अनदेखी की जायेगी । 

5 . समूह “ घ ” कर्मचारी जो नियमित प्रोन्नति या सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत 
वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप 31 दिसम्बर 2005 या 31 दिसम्बर 2008 को क्रमशः रु० 
2610 - 4000 , रु0 2650 - 4000 या रु0 2750 - 4400 के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे थे, को 
01 जनवरी 2009 को क्रमशः रु0 1900 , रु0 2000 एवं रु0 2400 का ग्रेड - पे प्रदान किया 
जायेगा । 

6 . समूह “ घ ” के कर्मचारी, जो मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं हैं तथा 01 जनवरी 2006 के बाद 
समूह “ घ ” में वेतन निर्धारण का आदेश निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त /स्वर्गीय हो जाते हैं , को रु0 
1800 के ग्रेड - पे का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा । अपुनरीक्षित वेतनमान में 01 जनवरी 
2006 के पूर्व प्राप्त वेतन का 01 जनवरी 2006 की तिथि में 1S बैंड में संबंधित ग्रेड - पे में 
निर्धारित वेतन का जो प्रक्रम हों वहीं ऐसे कर्मचारियों को उनकी मृत्योपरान्त प्राप्त होगा । 

ज्य सरकार के समूह “ घ ” कर्मचारियों को 10 , 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूर्ण करने 
के उपरांत 01 जनवरी 2009 या उसकी बाद की तिथियों में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
योजना के तहत रु0 1900 , रु0 2000 एवं रु0 2400 का ग्रेड - पे प्रदान किया जायेगा । सुनिश्चित 
वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत ऐसे समूह “ घ ” के कर्मचारी जिन्हें 01 जनवरी 2006 को रु0 
1650 या रु0 1800 का ग्रेड - पे प्रदान करने के क्रम में वेतन निर्धारण लाभ के रूप में वेतनवृद्धि 
प्रदान किया जा चुका है, को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत ग्रेड - पे में उन्नयन के क्रम में 
वेतनवृद्धि देय नहीं होगी । 

8 . वित्त विभाग के पत्रांक 2851, दिनांक 03 अप्रील 2008 द्वारा समूह “ घ ” कर्मचारियों से 
वित्त विभागीय संकल्प सं0 712, दिनांक 25 जनवरी 2008 के क्रम में बकाये वेतन की वसूली 
करने का निर्णय लिया गया था । उक्त वसूली किस्तों में की जा रही है । उक्त वसूलनीय राशि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 अगस्त 2011 


की शेष बची राशि का एकमुश्त सामंजन संबंधित समूह “ घ ” कर्मी से उपर्युक्त वेतन पुनर्निर्धारण के 
फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अंतर राशि से कर लिया जाएगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


२२ 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 383-571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


